रजिस्ट्री सं. जी -3 / डी एल (एन) 04 / 0009 / 2003-05 


भारत सरकार 

REGD. No. G - 3 / DL ( N) -04 / 0009/ 2003-05 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली 


द 

राजपत्र 
Delhi Gazette 


समपनयने 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


साप्ताहिक 


WEEKLY 


सं. 7 ]] 


[ रा.रा.रा. क्षे.दि. 573 


दिल्ली , जुलाई 6 - जुलाई 12, 2018, बृहस्पतिवार / आषाढ़ 15 - आषाढ़ 21, 1940 
DELHI , JULY 6 - JULY 12, 2018, THURSDAY/ ASADHA 15 - ASADHA 21, 1940 


No. 71 


[ N.C.T.D. 573 


भाग- II - I 
PART - II - I 


न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग 

की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन 
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications and 
Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications. 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली 

अधिसूचना 

दिल्ली, 10 जुलाई , 2018 
सं.-मु.चु.अ. / चु.सं. / 102(2 ) / 2018 / 18253. निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: 


भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 मई, 2018 
सं . 154/ DL/ 2018- P.Admn.- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 (1950 का 43) की धारा 13 - क की 
उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
की सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा , श्री चंद्र भूषण कुमार, आई.ए.एस, के स्थान पर श्री विजय कुमार देव , 
आई.ए.एस. ( ए.जी.एम.यू.टी. - 1987 ), को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है । 


2 . 


श्री विजय कुमार देव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के 
पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे , जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले 
धारण कर रहे थे । 


3986 DG/ 2018 


(197 ) 


198 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : JYLY 12 , 2018 / ASADHA 21, 1940 


PART II - I ] 


3 . 


श्री विजय कुमार देव , मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में कार्य करते हुए 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे 
सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया 
जाएगा । 

आदेश से , 

सचिव 


बी . सी . पात्रा , 


आदेश से , 


राजेश कुमार , अतिरिक्त 

मुख्य 

निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली 


OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER , DELHI 


NOTIFICATION 


Delhi, the 10th July , 2018 


No. CEO / COE/102( 2) /2018/18253.- The following is published for general information: 


SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 22nd May , 2018 


No. 154 /DL / 2018 - P.Admn . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 13A of the 
Representation of the People Act , 1950 (43 of 1950 ), the Election Commission of India in consultation with the Govt. of 
N.C.T. of Delhi hereby nominates Shri Vijay Kumar Dev , IAS ( AGMUT: 1987 ) as the Chief Electoral Officer for the 
N.C.T. of Delhi with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Chandra Bhushan 
Kumar, IAS . 


2 . Shri Vijay Kumar Dev shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work 
under the Govt. of N.C.T. of Delhi, which he may be holding before such assumption of office . 


3 . Shri Vijay Kumar Dev while functioning as the Chief Electoral Officer, N.C.T. of Delhi shall not hold any 
additional charge whatsoever under the Government of N.C.T. of Delhi except that he should be designated Secretary to 
the Government in charge of Election Department in the State Secretariat. 


By Order, 


B. C. PATRA , Secy . 


By Order, 


RAJESH KUMAR , Addl. Chief Electoral Officer, Delhi 


Uploaded by Dte . of printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 

Digitally signed 
ALOK KUMAR 

by ALOK KUMAR 
Date: 2018.07.19 
15:56: 32 + 05 30 


